244 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल , 2016 ई ० ( चैत्र 27 , 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

उच्च शिक्षा अनुभाग -07 

कार्यालय ज्ञाप 
17 मार्च, 2016 ई ० 


संख्या 2416 / xxiv ( 7) -1( घो 0) / 2016 - शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से राजकीय 
महाविद्यालय नरेन्द्रनगर , जनपद टिहरी का नाम "धर्मानन्द उनियाल राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्रनगर " किये 
जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है । 


आज्ञा से , 
एस 0 रामास्वामी, 
अपर मुख्य सचिव । 


कार्मिक अनुभाग -1 

विज्ञप्ति 


11 मार्च, 2016 ई ० 
संख्या 482 / XXX - 1-16-25( 22 ) 2005 - उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड लोक 
सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टरों हेतु दिनांक 
10.08.2015 से 17.10.2015 तक आयोजित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की विभागीय परीक्षा भाग-I एवं भाग-II का 
आयोजन किया गया , उक्त के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के पत्र संख्या -1706 / चार -30 (2015) / टी 0 सी 0 
दिनांक 01.12.2015 में की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विभागीय परीक्षा 
भाग- I एवं भाग- II में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : 
1. श्री शैलेन्द्र सिंह 

10. श्री रविन्द्र सिंह 
2. कुमारी मुक्ता मिश्र 

11. श्रीमती निर्मला बिष्ट 
3. श्री योगेन्द्र सिंह 

12. श्री जितेन्द्र कुमार 
4. श्री कौस्तुभ मिश्र 

13. श्रीमती नुपुर 
5. कुमारी युक्ता मिश्र 

14. श्री कमलेश मेहता 
6. श्री कृष्णनाथ गोस्वामी 

15. श्री विनोद कुमार 
7. कुमारी स्मृता परमार 

16. श्री गोपाल सिंह 
8. श्री दयानन्द सरस्वती 

17. कु ० सीमा विश्वकर्मा 
9. श्री सौरभ असवाल 


विषय संकेत : 


भाग-I 


1. Criminal Case Judgment Writing. 
3. Survey. 
5. Hindi . 


2. Revenue Case JudgmentWriting . 
4. Revenue Laws and Manuals . 
6. District Administration . 


भाग- II 


1. Public Administration . 

2. Financial Administration and Budget Including Treasury Rules. 
3. Local Bodies and Miscellaneous Acts . 4. Agrarian Structure and Rural Development. 
5. Planning and Development. 


भाग 1 ] 


249 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल , 2016 ई ० ( चैत्र 27, 1938 शक सम्वत् ) 

राजस्व अनुभाग -3 

विज्ञप्ति 


08 मार्च, 2016 ई ० 
संख्या 22 / XVIII( III) / 2016-03( 01 ) / 2016- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम, 1901 
( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत ) की धारा -48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए तहसील हल्द्वानी एंव रामनगर जिला नैनीताल के दो ग्रामों जिन्हें विज्ञप्ति शासनादेश 
संख्या -49 / ( 2) -94-81-94 रा -14, दिनांक 02 अक्टूबर, 1995 के द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन 
रखा गया था , में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप इन दो ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख 
क्रियाएं इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द करने की सहर्ष घोषणा करते हैं । 


अनुसूची 
तहसील 


जनपद 


परगना 


ग्राम का नाम 


उक्त अधिसूचना 

का क्र 0 सं 0 


नैनीताल 


भावर छः खाता 


हल्द्वानी 


09 


मुखानी 
पाठकोट 


नैनीताल 


भावरकोटा 


रामनगर 


24 


आज्ञा से , 
डी ० एस० गाल, 

सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of the Article 348 of the Constitution of India , the Governor 
is pleased to order the publication of the following Englishtranslation of Notification No. 22 / XVIII(II)/ 2016-03( 01 )/ 
2016, dated March 08, 2016 for general information. 


NOTIFICATION 

March 08, 2016 
No. 22/XVIII (III)/2016-03(01)/2016 -- In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh 
Land Revenue Act , 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901 ), (as applicable to the State of Uttarakhand ), the Governor 
is pleased to declare following two Village of tehsil Haldwani, Ram Nagar, Distt. Nainital which was under 
survey and record operation Vide Govt. Notification No. 49 ( 2 )94-81-94 /Rajasva . Lucknow dated 02 June , 1995 
due to completion of survey and Record operation in these two Villages is being closed for such survey and 
record operation from the date of publication in the official Gazette . 

Schedule 


Name of 
District . 


Name of 
Pargana 


Name of 

Tehsil 


S.No. of 
Gazette 


Name of 

Village 
Mukhani 


Nainital 


Haldwani 


09 


Bhawer 
cha Khata 


Nainital 


Ram Nagar 


24 


Pathkot 


Bhawer 
Kota 


By Order , 


D.S. GARBYAL , 

Secretary . 


250 


उत्तराखण्ड गजट, 16 अप्रैल , 2016 ई० ( चैत्र 27 , 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


राजस्व अनुभाग -2 

विज्ञप्ति 


08 मार्च, 2016 ई ० 
संख्या 58 / XVIII(III ) / 2016-03 (05 ) / 2016- श्री राज्यपाल महोदय , उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम , 1901 
( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत ) की धारा -48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि विज्ञप्ति संख्या -70 / 1-14 / 2000-49(2 ) / 94-81 - राज0 अनु0-14 
दिनांक 10.03.2000, जिसके द्वारा ग्राम गोठा, तहसील सितारगंज, परगना किलपुरी, जनपद ऊधमसिंह नगर में 
सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें प्रारम्भ की गयी थी , के क्रम में नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम में 
सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उक्त 
संक्रियायें बन्द की जाती है । 

अनुसूची 


जनपद का नाम 


तहसील का नाम 


परगना का नाम 


क्र ० सं ० 


ग्राम का नाम 


ऊधमसिंह नगर 


सितारगंज 


किलपुरी 


01 


गोठा 


आज्ञा से , 
डी ० एस ० गाल, 


सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order thepublication of the following English translation of Communique No.58 /XVIII( III)/2016-03 (05 )/ 
2016 , dated March 08 , 2016 for general information . 


NOTIFICATION 

March 08, 2016 
No. 58/ XVIII(III)/ 2016-03 (05)/ 2016 --In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh 
Land Revenue Act , 1901 ( U.P.Act . No. 3 of 1901 ), ( as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor 
is pleased to declare in order to communique No. 70 /1-14/ 2000-49( 2)/94-81-94- Rajasva- 14dated 10.03.2000 
by which Village Gotha, District Udham Singh Nagar were kept under Survey and record operations in this 
connection the survey and record operation is closed due to completeness of the said operation in the Village 
mentioned in Schedule below from the date of publication of this communique in the officialGazette . 


Schedule 


S.No. 


Name of 
District . 


Name of 

Tehsil 


Name of 
Pargana 


Name of the 

Village 


U.S. Nagar 


Sitargangr 


Kilpuri 


01 


Gotha 


By Order, 
D.S. GARBYAL , 

Secretary. 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 27 , 1938 शक सम्वत् ) 


251 


वित्त अनुभाग -9 

अधिसूचना 
10 मार्च, 2016 ई ० 


संख्या 44 / 2016 / XXVII ( 9 ) / स्टाम्प -223 / 2015 - श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 
( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा -9 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( क ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करके , जनपद ऊधमसिंह नगर में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत चयनित 1221 अनुसूचित जाति / जनजाति के 
आवासविहीन, भूमिहीन , बी 0 पी 0 एल 0 परिवारों के आवास निर्माण हेतु “ सहकारी समिति द्वारा भूमि क्रय करने पर भूमि 
की रजिस्ट्री पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत - प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी, 

सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 44 /2016 /XXVII(9)/ 
Stamp- 223/2015 , dated March 10, 2016 for generalinformation . 


NOTIFICATION 


March 10 , 2016 
No. 44 /2016 /XXVII (9 )/Stamp-223/ 2015 -- In exercise of the powers conferred by clause ( a) ofSub-section 
(1 ) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act, No.02 of 1899) , The Governor is pleased to remit 
hundred percent stamp duty in respect of purchase of land by co -operative society for the selected 1221 
homeless , landless, B.P.L. families of SCs. STs under Indira Avas Yojana in district Udham Singh Nagar. 


By Order , 


AMIT SINGH NEGI , 

Secretary . 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ० ) 16 हिन्दी गजट / 171 - भाग 1-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 


उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 16 अप्रैल, 2016 ई0 ( चैत्र 27 , 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

March 05, 2016 
No. 40 /UHC /XIV - a/ 36 /Admin.A /2015--Sri Alok Ram Tripathi, Civil Judge (Jr. Div.), Champawat, Presently 
Trainee at UJALA , Bhowali , District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 15-02-2016 
to 25-02-2016 with permission to prefix 13-02-2016 and 14-02-2016 as second Saturday and Sunday holidays . 

By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar ( Inspection) . 


NOTIFICATION 


March 08, 2016 
No. 41/UHC /XIV -a /41/ Admin.A/2012--Ms . Shweta Rana Chauhan , 1st Addl. Civil Judge ( Jr. Div.), Dehradun is 
hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 15-02-2016 to 29-02-2016 with permission to prefix 14-02-2016 
as Sunday holiday 

By Order of Hon ble the Vacation Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

March 14, 2016 
No. 45 /UHC /XIV /38/ Admin.A /2008 --Ms. Anita Gunjiyal, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.) , Dehradun is hereby 
sanctioned medical leave for 09 days w.e.f. 24-02-2016 to 03-03-2016 . 


441 - ख 


444 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 27 , 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग चमोली 

आदेश 


27 फरवरी, 2016 ई ० 
पत्रांक संख्या 128 / प्रवर्तन / लाइसेन्स निलम्बन / 16 - श्री रवि कुमार पुत्र श्री भवानी लाल, ग्राम व पोस्ट 
गौचर , जिला चमोली को थानाध्यक्ष, देवप्रयाग द्वारा दिनांक 11-12-2015 को शराब के नशे में वाहन को संचालित 
करते हुए पाया गया था । जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक , टिहरी द्वारा चालक के चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1120140008373 
जो इस कार्यालय द्वारा MCWG( NT ) LMV( NT ) PSVBUS (TR) TRANS (TR) हेतु जारी किया गया था । जिसकी 
व्यवसायिक वैधता दिनांक 13-05-2018 तक व अव्यवसायिक वैधता दि 0 27-03-2034 तक है , के विरूद्ध 
निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी है । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या -06 / डी 0 एल 0 / निरस्त / 15, 
दिनांक 01-01-2016 के माध्यम से सम्बन्धित वाहन चालक को पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित किया गया था । 
जिसके क्रम में वाहन चालक द्वारा दिनांक 26-02-2016 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया 
गया जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया । 

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में 
मैं , पंकज श्रीवास्तव , प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग / कर्णप्रयाग , मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके लाइसेन्स संख्या UK-1120140008373 
(वैधता उपरोक्त ) को दिनांक 27-02-2016 से दिनांक 27-03-2016 तक तीन माह के लिये निलम्बित करता हूँ | 


पंकज श्रीवास्तव , 
प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रप्रयाग / कर्णप्रयाग । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

09 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 319 / टी 0 आर0 / पंजी 0 नि 0 / UA06C - 2724 / 2016- वाहन संख्या UA06C -2724, मॉडल 2004, 
चेसिस संख्या 090433 तथा इंजन नं 0 A4B28214, कार्यालय में श्रीमती अल्पना अग्रवाल पत्नी श्री पवन कुमार, 
निवासी सॉप नं0-9, छोटी मार्केट , पन्तनगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
09-03-2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु 
अनुरोध किया है । वाहन फाइनैन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06C -2724 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 090433 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 
पी ० एस ० यू० ( आर0 ई 0 ) 16 हिन्दी गजट / 171 – भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


112 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल , 2016 ई ० ( चैत्र 27 , 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


क्र ० 
सं ० 


अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट 

का प्रकार 
आवासीय भवन 


प्रतिमाह सेवा शुल्क ( User Charges ) की प्रस्तावित 
राशि रूपये में 
कच्ची झोपड़ी 

रू ० 

5 = 00 / प्रतिमाह 
पक्का मकान 

रू ० 10 = 00 / प्रतिमाह 
ठेली पर फेरी मे 

रू ० 10 = 00 / प्रतिमाह 
स्थाई दुकान / फड़ पर रू ० 20 = 00 / प्रतिमाह 

रू ० 50 = 00 / प्रतिमाह 
रेस्टोरेन्ट 

रू ० 70 = 00 / प्रतिमाह 


2 


सब्जी एवं फल विक्रेता 


3 


मांस एवं मछली विक्रेता 
रेस्टोरेन्ट 


4 


5 


6 


7 


होटल / लॉजिंग / गेस्ट हाऊस 
बारातघर ( चेरिटेबिल ) 
बारातघर ( नान - चेरिटेबिल ) 
कार्यालय / स्कूल / शिक्षण संस्थाएं सरकारी 
कार्यालय / स्कूल / शिक्षण संस्थाएं गैर सरकारी 


8 


रू ० 100 = 00 / प्रतिमाह 
रू 0 250 = 00 / प्रति उत्सव 
रू 0 500 = 00 / प्रति उत्सव 
निःशुल्क 
रू 0 100 = 00 / प्रतिमाह 
रू 0 50 = 00 / प्रतिमाह 
40 बैड तक रू 0 100 = 00 / प्रतिमाह 
41 बैड से अधिक पर रू 0 150 = 00 / प्रतिमाह 
क्लीनिक रू 0 75 = 00 / प्रतिमाह 
रू 0 20 = 00 / प्रतिमाह 


9 


समस्त बैंक 


10 


हॉस्पिटल / नर्सिग होम 
( अनुपचारित बायो मेडिकल वेस्ट छोड़कर) 
क्लीनिक / पैथोलॉजि 


11 


12 


दुकानें 


( खाद्य्य पदार्थ बनाकर बेचने वाली दुकानों को 

छोड़कर) 
13 | दुकानें 

( खाद्य्य पदार्थ बनाकर बेचने वाली दुकानें ) 
खाद्य्य पदार्थ बनाकर बेचने वाले हाथ ठेले 


रू 0 20 = 00 / प्रतिमाह 


14 


10 = 00 / प्रतिमाह 


15 


वर्कशॉप 


50 = 00 / प्रतिमाह 


16 


कबाड़ी 


रू ० 


20 = 00 / प्रतिमाह 


17 


जूस / गन्ने का रस विक्रेता 


रू 0 100 = 00 / प्रतिमाह 


18 


सार्वजनिक निजी स्थलों पर सकेस / | रू 0 100 = 00 प्रति उत्सव 
प्रदर्शनी / विवाह आदि आयोजन जिनमे अपशिष्ट 
उत्पन्न हो 


19 


ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 


0.50 घ 0 मी 0 तक रू 0 100 = 00 , 1.00 घ 0 मी 0 तक रू 0 
200 = 00 तथा 3.00 घ 0 मी 0 तक रू 0 500 = 00, 
6.00 घ 0 मी 0 तक रू 0 1000 = 00 इससे अधिक प्रति घ 0 मी 0 
रू 0 100 = 00 अतिरिक्त 


20 


बार 


रू 0 100 = 00 प्रतिमाह 


21 


बारबर / मोची / दर्जी / ड्राईक्लीनर व्यावसाय करनें | रू 0 20 = 00 प्रतिमाह 
वाली दुकानें 


भाग 8 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 16 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 27, 1938 शक सम्वत् ) 


113 


अनुसूची -2 


जैविक ( Bidegradable ) अपशिष्ट 


पुनः चक्रणीय ( Bidegradable) 

अपशिष्ट 


घरेलू परिसंकटमय 
( Bidegradable) अपशिष्ट 

03 
एरोसोल कैन 


01 


02 


कागज तथा हर प्रकार का 

प्लास्टिक 


हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ 

खाद्य अपशिष्ट जिसमे अण्डे के 
छिलके एवं हड्डियां भी हो सकती 

है । 
सब्जी एवं फलों के छिलके , फूल एवं 

घरेलू पौधो का कूड़ा 
घरेलू, झाडू से निकली गन्दगी 


कार्ड बोर्ड तथा कार्टन 


बटन सैल, फ्लैसलाईट / कार बैटरी 


सेनेटरी टावल 


बच्चों के डायपर 


हर प्रकार की पैकिंग ब्लीच, घरेलू, रसोई तथा नाला सफाई 

का सामान 
हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटमय को आयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के 
छोड़कर 

उत्पाद 
हर प्रकार का कांच / धातु / रबड़ / रसायन तथा उनके खाली डिब्बे , 
लकड़ी 

सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे 
फाईल पुड़िया , ट्रेटापैक, कैसेट , इन्जैक्शन, सुई तथा सीरिन्ज , खराब 
कम्प्यूटर डिस्केट, इलैक्ट्रिानिक पुर्जे, | दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे 
खराब कपड़े, फर्नीचर आदि लाईट बल्ब, ट्यूब लाईट तथा छोटे 

फ्लोसैन्ट बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य 

पारे वाले उत्पाद 
पेन्ट , तेल , गोद, थिनर तथा उनके 

डिब्बे फोटोग्राफी 


शास्ति 


नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध योजनान्तर्गत उपभोग ( यूजर चार्जेज ) उपविधि का उल्लंघन करने पर 
नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा -299 के अधीन कार्यवाही / जुर्माना / अर्थदण्ड जो रूपये 1000 = 00 तक होगी, 
यदि निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो इस धनराशि के अतिरिक्त 25 = 00 रू 0 प्रतिदिन दण्ड 
देय होगा । 


दशरथी खैर 


डी 0 के 0 तिवारी, 

अधिशासी अधिकारी, 
नगरपालिका परिषद् , धारचूला, 

(पिथौरागढ़ ) 


अध्यक्ष , 
नगरपालिका परिषद्, धारचूला, 

(पिथौरागढ़ ) 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 16 हिन्दी गजट / 171 - भाग 8-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


